PART I] 


HARYANA GOVT GAZ ., FEB. 13 , 1990 ( MAGHA 24 , 1911 SAKA) 


171 


राजस्व विभाग 


युः जागीर 


दिनांक 2 फरवरी , 1990 


2 . 


150 


क्रमांक 34-ज-II- 90/ 2885.-- श्री बाला राम , पुत्र श्री काहना राम , निवासी गांव नकीपुर, तहसील लोहारू , 
जिला भिवानी को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम , 1948 की धारा 2(ए)( 1 ए) तथा ( 1ए ) के अधीन सरकार की 
अधिसूचना क्रमांक 4964- ज -1-72/ 16664, दिनांक 4 जून, 1973 द्वारा 100 रुपये वार्षिक और बाद में अधिसूचना 
क्रमांक 5041- प्रार- III -70/ 29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा 150 रुपये और उसके बाद अधिसूचना क्रमांक 
1789 -ज-I- 79/ 44040 , दिनांक 30 अक्तूबर , 1979 द्वारा 150 रुपये से बढ़ा कर 300 रुपये वार्षिक की दर से 
जागीर मंजूर की गई थी । 

अब श्री बाला राम की दिनांक 23 अक्तूबर , 1989 को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप , हरियाणा के राज्यपाल , 
उपरोक्त अधिनियम ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें प्राज तक संशोधन किया गया है ) की 
धारा 4 के मधीनं प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस जागीर को श्री बाला राम की विधवा श्रीमती नानडी के 
माम खसीफ , 1990 से से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं 

क्रमांक 66- ज-II - 90/ 2889.- श्री गबदु राम , पुत्र श्री राम सहाय, निवासी गांव दिनोद, तहसील व जिला 
भिवानी को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम , 1948 की धारा 2 (ए), ( 1ए ) तथा 3 ( 1ए ) के अधीन सरकार की 
अधिसूचना क्रमांक 2756- ज- I- 75/ 34526 , दिनांक 20 नवम्बर , 19 75 द्वारा 150 रुपये वार्षिक और उसके बाद में अधिसूचना 
क्रमांक 1789-ज-I - 79/ 44040, दिनांक 30 अक्तूबर , 1979 द्वारा रुपये से बढ़ा कर 300 रुपये वाषिक की 
दर से जागीर मंजूर की गई थी । 

2 . प्रब श्री गबदु राम की दिनांक 27 मई, 1988 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप, हरियाणा के राज्यपाल 
उपरोक्त अधिनियम ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें अाज तक संशोधन किया गया है) की 
धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस जागीर को श्री रबदु राम की विधवा श्रीमती सरती 
देवी के नाम खरीफ , 1988 से 300 रुपये वार्षिक की दर से , सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं । 

सागरमल , 
अवर सचिव , हरियाणा सरकार, 

राजस्व विभाग । 
PUBLIC WORKS DEPARTMENT 
BUILDINGS AND ROADS BRANCH 

AMBALA CANTT 

CORRIGENDUM 

The 31st January; 1990 
No.. SE/ PWD B & R/ Ambala/ 1663. - Notification under section Iy of the Land Acquisition Act , 
1894 for the acquisition of land for the scheme constructing a link road from Panjokhra to Dhira Majra 
in Ambala District published ,-vide notification No. SE /PWD /B & R /Ambala / 1661, dated 18th December, 
1989 in Haryana Government Gazette on 16th January , 1990 pages 57-58 Khasra Nos. may be read as 
district Ambala , tehsil Ambala village Panjokra, Hadbast No. 29 : 

36 
Khasra Nos . 
1 , 10 , 11 , 20/1 , 20/2, 21 

1 , 10 , 11 , 20 , 21 
instead of 

instead of 
5 

36 
Khasra Nos. 
1 , 10, 11 , 20/1 

1 , 10, 11, 23, 21 

(Sd .) 
Superintending Engineer , 

Ambala Circle . 


5 


and 


and 


172 


HARYANA GOVT GAZ ., FEB. 13, 1990 (MAGHA 24 , 1911 SAKA ) 


[PART I 


लोक निर्माण विभाग 
भवन एवं सड़क शाखा 
अम्बाला परिमण्डल 

शुद्धि-पत्र 

दिनांक 30 जनवरी, 1980 
एस ० ई ०/ लो ० नि ०वि ० भ ० एवं स ०/ अम्बाला/ 1664.-- भूमि मर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 
अधीन जिला अम्बाला में सड़क मालवा से जलालपुर तक के निर्माण हेतु अधिसूचना नं ० एस ० ई० लो ० नि ०वि ० भ ० एवं स ० 
शाखा/ अम्बाला/ 1662, दिनांक 29 दिसम्बर, 1989 द्वारा भूमि अभिग्रहण की जानी थी जो कि हरियाणा सरकार गजट 
दिनांक 16 जनवरी, 1990 पृष्ट नं ० 61 से 62 पर हिन्दी में हदवस्त नं . 274 गांव मालवा, तहसील अम्बाला व जिला 
अम्बाला खसरा नं . 


नं ० एस ० 


34 


15/1, 15/2, 16/1, 1612, 17, 23, 24/1, 24/2, 25 
छापा गया था इसकी बजाय नीचे दिया गया पढ़ा जाये : 


34 


15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17, 23/2, 24/1, 24/2, 25 


एन ० के ० खन्ना , 


अधीक्षक अभियन्ता , 
अम्बाला परिमण्डल , लो . नि ० वि ०, 

भवन तथा मार्ग शाखा , अम्बाला छावनी । 
PUBLIC WORKS DEPARTMENT 
BUILDINGS AND ROADS BRANCH 

BHIWANI CIRCLE 

The 30th January , 1990 
No. Z - 42A/717/ B. - Whereas it appears to the Governor of Haryana that the land is likely to be 
required to be taken by the Government, at public expenses, for a public purpose , namely , coastructing 
Bijlanawas to village Kurral in Bhiwani, District, it is hereby notified that the land in the locality 
described below is likely to be acquired for the above purpose . 

This notification is made under the provision of section 4 of the Land Acquisition Act, 1894 , 
to all wbom it may concern . 

In exercise of the powers conferred by the aforesaid section , the Governor of Haryana is pleased to 
authorise the officers, for the time being engaged in the undertaking with their servants and workmen to 
enter upon and survey any land in the locality and do all other acts required or permitted by that section . 

Any person , interested who has any objection to the acquisition of any land in the locality 
may file within 30 days of the publication of this potification, file an objection in writing before 
the DOR - cum - Land Acquisition Collector, Bhiwani/ L . A. O., Bhiwani, PWD, B & R Branch , Bhiwani, 

SPECIFICATION 


८ 


District 


Tehsil 


Khasra No. 


Locality/ 
Village and 
Hadbast No. 


Area in . 
Acres 


Bhiwani 


Bhiwani 


10.98 


176 


11 , 12 , 19 , 


20 , 21 , 22 


Bijlanawas 
Mazra 
Indiwali 

71 
Area to be 
acquired : 6.67 
Area Path. 4.31 


181 


1 , 2 , 9, 10, 11 , 12 , 19, 20 , 21, 22 


n 


PART 1) 


HARYANA GOVT. GAZ ., FEB, 13, 1990 (MAGHA 24 , 1911 SAKA ) 


173 


District 


Tehsil 


Khasra No. 


Bhiwani 


Bhiwani 


Locality/ 

Area in 
Village and Acres 
Hadbast No. 
Bij lanawas 10.98- concld 
Mazra 
Indiwali , 
71 - concld 


196 


a 


10 , 11/1, 11/2 , 1211, 
20/1 , 20/2 , 21 , 22 


12/2 , 1911 1912 , 


199 


1 , 2 , 9 , 


10 , 


11, 19, 20, 21, 22 


216 


1 , 2 , 9 . 


10 , 11, 


12 , 19 , 20 , 21 , 


22 


219 


9 , 


1, 
21, 


2 , 
22 


10 , 11 , 12 , 


19/1, 19/2 , 20 , 


233 


MY 


1, 2 , 911 , 9/2 , 10 , 
22 


12, 19 , 


20 21, 


235 


414 , 415 , 254,2 , 


2 , 9 , 10 


1/1, 1/2 , 
255/1 , 304 


Bhiwa ni 


Loharu 


Kurral 


6.33 


15 


16 


25 , 


11 , 


12. 20/1, 2012 , 21/1 , 21/2 


70 
Area to be 
acquir : d 
Area Path . 


2.42 
3.91 


30 


31 


1 , 10, 


5 , 6/1, 6/2 , 15/1 , 15/2 , 14 , 16 , 17 , 
24 , 25 


49 


67 


> 


4 


2/1 , 2/2 , 3, 8 , 9 , 121, 12/2 , 19/1 , 
19/2 , 21/2 , 22 


87 


1 , 2 , 9 , 
12/2 , 19 , 


10/1 , 10/2 , 

111, 112, 12/1, 
20/1, 2012 , 21/3 


104 


4 , 


6 


326 , 327 , 387 , 549 , 991, 992 , 993, 994 , 
997, 1003/1, 1003/2 , 1007, 1008 , 1009 , 
1071/2 , 1353, 1354 , 1364, 1365 , 1366 , 1367, 
1383 , 1384 , 1385, 1386 , 1387 , 1388 , 1375 , 
1376, 1377, 1378 , 1379 , 1382 


. 


(sd ). 

Superintending Engineer, 
Bhiwani Circle , P. W. D., B & R Branch , 

Bhiwani. 


174 


HARYANA GOVT GAZ., FEB . 13, 1990 (MAGHA 24 , 1911 SAKA ) 


( PARPI 


लोक निर्माण विभाग 


F 


. 


भवन एवं मार्ग शाखा 


भिवानी वृत 


. 


दिनांक 30 जनवरी, 1990 


संख्या Z- 42A/717/ B-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि विनिर्दिष्ट भूमि सरकार द्वारा , 
सरकारी खर्चे पर, सार्वजनिक प्रयोजन अर्थात् निर्माण सड़क बिजलानावास से गांव कडल , जिला भिवानी के निर्माण लिए 
अपेक्षित है इसलिए यह अधिसूचित किया जाता है कि नीचे विशिष्टि में विदित भूमि उपरोक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है 

यह अधिसूचना भूमि अभिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अधीन सभी व्यक्तियों की जानकारी के 
लिए है जिनका इससे सम्बन्ध हो । 

उपरोक्त धारा द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इस समय इन कार्यों में लगे 
अधिकारियों को उनके सेवकों तथा कर्मचारियों सहित परिक्षेन्न में किसी भूमि में प्रवेश और सर्वेक्षण के लिये. इसके द्वारा 
प्राधिकृत करते हैं । 

कोई हितबद्ध व्यक्ति जिसे परिक्षेत्र में किसी भूमि के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप हो इस अधिसुचना 
के राजपत्र में प्रकाशन या दो समाचार -पत्रों में उस परिक्षेत्र प्रचार की तिथि से जो भी बाद में हो तीस दिन की 
अवधि के भीतर जिला राजस्व अधिकारी , एवं भूमि अभिग्रहण कलैक्टर, भिवानी व भूमि अभिग्रहण कलक्टर भवन एवं 
मार्ग शाखा , भिवानी के सम्मुख लिखित रूप में दायर कर सकता है । 


विशिष्टि 


जिला 


तहसील 


हदबस्त 


क्षेत्रफल 


परिक्षेत्र 
गांव 


नम्बरान खसरा 


... 


एकड़ों में 


71 . 


176 


भिवानी भिवानी 
भिवानी बिजलाना वास 

10.94 
माजरा गांव 
ईन्दीवाली 

भूमि अभिहण 6.67 


11, 12, 19, 


20 , 21, 22 


181 


भूमि रास्ता 


4.31 


. 


1 , 2 , 9, 10, 11 , 12, 19, 20 , 21 , 22 


196 


10, 11/1 , 11/2, 12/1, 
20/1, 20/2, 21, 22 


12/2, 19/1 , 19/2, 


199 


1, 2 , 9 , 10 , 11 , 12, 19, 20 , 21 , 


22 


216 


1 . 


2,9, 10, 


11 , 


12, 


19, 20 , 21 , 22 


PART 1] 


HARYANA GOVT GAZ. FEB. 13, 1990 ( MAGHA 24, 1911 SAKA ) 


175 


जिला 


तहसील 


नम्बरान खसरा 


. 


परिक्षेत्र 
गांव 


हदबस्त 
सं ० 


क्षेत्रफल : . 
एकड़ों में 


भिवानी 


भिवानी 


71 


219 


बिजलाना वास 
माजरा गांव 
ईन्दीवाली 
भूमि अभिग्रहण 


10 , 


11 , 


12, 


L..!! . . " 1 , 12, 9 , 

20 , 21 , 22 


19/1, 19/2, 


6.67 


1 


. 


म 


1233 


भूमि रास्ता 


4.3 : 


18 


-- 


1 , 2 , 9/1 , 9/2, 10, 11, 12, 19 , 20 , 21 , 22 


235 


" I 


11 


- 


1/1, 1/2 , 2, 

2 , 9 , 
414, 41.5, : 254/2, 


10 
255/1, 304 


141 


. 


भिवानी ..झोहारू 


i . 


वहुल 10 


.6.331 


15 


16 


भूमि अभिग्रहण 2.42, 


25 ; 


14 ... 12 / 1.32/ 15 


-20/27 . 21/1, 


- 


, 


-1 


, 


1 


i . 


: 21/12 


1 . 


-- 


1 . 


रास्ता 


. 


३.91 ..... . :. 


। 


HI 


• If . 


30 


31 


1 , 


10 


5, 6/1, 6/2, 

15/1, 15/2, 
14. 16, 17, 24 , 25 


49 


.. 


4 


:. 


67 


12/1, 2/2, 3, 8, 9, 112 /1h 12/ 25.19/ 15 

19/2, 21/2; 


22 


। 


87 


: 


1 , 


2, 9, 10/1 , 10/2, 11/1, 11/2, 
12/1 , 12/2, 19, 20/1, 20/2, 21/3 


104 


326 , 327 , 387, 549, 


991 , 


992, 993, 994, 997, 1003/1, 1003/2, 
1007, 1008, 1009, 1071/2, 1353, 1354; 
1364, 1365 . 1366 , 1367, 1383, 1384, 
1385 , 1386 , 1387, 1388, 1375, 1376 , 
1377 , 1378 , 1379, 1382 


, 


( हस्ताक्षर) 


. 


अधीक्षक अभियन्ता , 
भिवानी वृत , लो ० नि ० वि ०, 
भवन एवं सड़क शाखा, भिवानी । 


